PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31, 2007 (SRVN . 9, 1929 SAKA ) 


645 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़क शाखा), अम्बाला वृत 


- 


दिनांक 12 जुलाई, 2007 


नं ० एस ० ई0/ लो ० नि ० वि ० भ० एवं स ०/ अम्बाला/1031/ ए० पी०-I.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, 
सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थजिला अम्बाला में लिंक रोड बड़ौला से गांव ठरवा तक निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है अत: यह 
घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इस से सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हरियाणा लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 
अम्बाला छावनी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


4 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अर्जन समाहर्ता, हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा), अम्बाला छावनी एवं कार्यकारी 
अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नं 0 1 , हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा), अम्बाला छावनी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


खसरा नं ० 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


11 


2 


3 


4 


5 


6 


अम्बाला 


अम्बाला 


मिर्जापुर 


167 


0.14 


17 


16/2/2 , 17 / 2,24/ 2 / 2 


--- 


(हस्ता.). . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
अम्बाला परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग, 
( भवन तथा मार्ग शाखा), अम्बाला छावनी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH ), AMBALA CIRCLE 


The 12th July , 2007 


No. SE /PWDB & R /Ambala / 1031/AP - I. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is 
likely to be required to be taken by the Government at the public expenses, for a public purpose, namely, for 
constructing road from Ambala -Baraula to Village Tharwa in Ambala District. 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for all to 
whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana , 
P.W.D. (B & R Branch ), Ambala Cantt. hereby directed to take order, for the acquisition of the said land . 


A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana PWD (B & R 
Branch ), Ambala Cantt. and the Executive Engineer, Provincial Division No. I, Haryana PWD (B & R Branch ), 
Aimbala Cantt . 


- 


--- 


646 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2007 (SRVN. 9 , 1929 SAKA) 


[ PARTI 


Specification 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acrés 


2 


3 


4 


5 


6 


Ambala 


Ambala 


Mirzapur 


167 


0.14 


17 


16/2/2 , 17/2 , 24/2/2 


( Sd.).... 


Superintending Engineer, 
Ambala Circle , Public Works Department, 
(Building and Roads Branch ), Ambala Cantt . 


. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा) 


- 


दिनांक 23 जुलाई, 2007 
संख्या 28 RA/ 199/IV/ 21.- ~ चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा , लोक निर्माण 
विभाग, भवन एवं सड़क रैस्ट हाऊस , राई के लिए गांव असावरपुर, हदबस्त क्रमांक 71, तहसील व जिला सोनीपत सरकारी खर्च पर ली जानी 
अपेक्षित है । यह सूचित किया जाता है कि नीचेनिर्दिष्ट भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( ग) के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


" 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस समय कार्य में लगे हुये अधिकारियों 
को अपने सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र या अनुज्ञात किसी अन्य कार्य के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त प्रयोजन जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अर्थों में तुरन्त महत्व की है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के 
खण्ड ( ग) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं , इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड (ग) के अधीन इसके द्वारा निर्देश 
दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5- ए के उपबन्ध इसके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल नं ० 
2, लोक निर्माण विभाग , भवन एवं सड़क शाखा, सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


जमीन का ब्यौरा/ 
किला नं ० 


नं ० 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सोनीपत 


सोनीपत 


असावरपुर 


71 


99 


3 


5 


101 


2 


12 


कुल 


5 


17 


( हस्ता.). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग , 


( भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2007 (SRVN. 9, 1929 SAKA) 


647 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


.. 


. 


. 


The 23rd July , 2007 
No. 28 RA/199/IV/ 21 . - Whereas, it appears to.the Governor of Haryana that the land specified below is 
urgently needed by Government in the public interest, namely , for PWD B & R Rest House Rai, Village Asawarpur , 
Hadbast No. 71, Tehsil and District Sonepat . 

This notification is being made under the provision of Section 4 read with clause (c) of Sub - section (2) of 
Section 17 of Land Acquisition Act, 1894, for information of all to whom it may concern. 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises 
the officers of the Public Works Department ( Building and Roads) Department, Haryana with their servants and 
workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do 
all other acts required or permitted by that section . 

Further whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which land is required is of an 
urgent importance within the meaning of clause (c ) of Sub-section ( 2 ) of Section 17 of the said Act and whereas 
the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub -clause (2 ) of the said section are thus 
applicable . It is hereby directed under section (4) of Section 17 of the said Act that the provision of Section 5- A 
of the said Act shall not apply in this regard of this acquisition . 

Plan of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, 
Sonepat and Executive Engineer, Provincial Division No. 2 , Public Works Department ( Building and Roads 
Branch ), Sonepat. 

Specification 


--- 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Description of Area 
land /Kila No. Kanal Marla 

6 


- 


2 


3 


4 


5 


Sonepat 


Sonepat 


Asawarpur 


71 


99 


3 


5 


101 


2 


12 


Total 


5 


17 


( Sd.). . ., 
Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , Public Works Department, 

(Building and Roads Branch ), Rohtak . 


. 


सिंचाई विभाग 


- 


दिनांक 18 जुलाई, 2007 
संख्या 9507/ 258-1 - C.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्थात् डिच ड्रेन एलोंग दाएं तरफ जे० एल० एन० फीडर बुर्जी नं 0 164543 से 165357 , 177048 से 196726 , 
196726 से 198211 और 198967 से 199880 तक जिसकी आउट फॉलिंग बुर्जी नं 0 21300 ड्रेन नं ० 8 है, के निर्माण के लिए गांव माइना, 
बालन्द और डीघल , तहसील रोहतक व बेरी तथा जिला रोहतक व झज्जर है । 

इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुये अधिकारियों को 
उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित व अनुज्ञात , अन्य सभी कार्य 
करने के लिए , इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


- 


---- 


648 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31, 2007 (SRVN. 9 , 1929 SAKA) 


[ PART I 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी 
बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , रोहतक व झज्जर के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप 
यदि कोई है, दायर कर सकता है । 

आगे चूंकि हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट हैं कि उदत कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, जो उक्त अधिनियम की उपधारा (2) के 
खण्ड (ग) के औसत समय के भीतर तत्कालिक महत्व का है और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुबन्ध 
इस प्रकार लागू होते हैं । इसके द्वारा उक्त अधिनियम की उक्त धारा 17 की उपधारा (4) के तहत निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5- ए के उपबन्ध इस अर्जन के संबंध में लागू नहीं होते । 

भूमि के नक्शे को जिला राजस्य अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , रोहतक व झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, सांपला जल सेवाएं 
मण्डल, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टयां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


दिशा, मुरब्बा व किला नं ० 


4 


क्रम 
संख्या 


हदबस्त 
नं ० 


का नाम 


एकड़ में 


----- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी जोकि 22881 फुट लम्बाई व 
चौड़ाई में परिवर्तनीय है और सामान्य रूप से उत्तर से 
दक्षिण में स्थित है । 


1 . 


रोहतक 


रोहतक 


मायना 


72 


0.41 


9 


17/2, 18, 19, 20 , 21 , 22 


8 


25 


2 . 


रोहतक 


रोहतक 


106 


9.86 


8 


25 


बालन्द 
( जारी) 


21 


5,6, 15 , 16, 255 


22 


5 , 6 , 15, 16 , 25 


37 


5 , 6, 244 ( G.M.) 


36 


22 


39 


2,3, 8, 13, 14, 16 , 17,7,24, 25 


54 


5,22 


53 


1 , 9 , 10 , 11 , 12, 18, 19, 22 , 23 


- 


58 


3, 4, 7 , 14 , 15 , 16 , 25/2, 8 , 17 


- 


59 


21 


73 


1,2,9, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 10 


. 


83 


4, 3, 6/1 , 6/2 , 7 , 11 , 15 , 16/1 


84 


20 , 21/1 , 21/2 , 22 


97 


2,8,9, 12, 13, 17, 18/1 , 24,1 


- 


114 


4,5,6, 15 


115 


10 , 11 , 19, 20 , 22, 21 


126 


2 , 3, 8 , 13, 14 , 17 , 18, 23,24 


145 


4, 6 , 7 , 14, 16 , 25 , 15 


154 


5,6 , 15, 16 


153 . 10, 11 , 20 , 21 


176 


1, 10 , 11, 12,19, 20 , 22 


PART ! 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2007 (SRVN . 9 , 1929 SAKA ) 


649 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 . 


रोहतक 


रोहतक 


106 


9.86 


183 


2 , 9 , 12 , 13 , 18 , 19 , 23 


बालन्द 
(177747) 


206 


1 


3 , 7 , 8 , 13 , 14 , 17 , 24 , 18 
4 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 25 , 17 


213 


231 


5 , 6 , 


15 


- 


232 


10 , 11 , 20 , 21 


234 


1 


3 . 


झज्जर 


बेरी 


डीघल 


2 


1.51 


469, 470 , 472 , 473, 474 , 475 , 476 , 
482, 483, 486 , 487, 521 , 526 , 527 


161 


10 , 11 , 19 , 22 


204 


2 , 9/1 , 9/2 , 12 


205 


8 , 13/1 , 13/2 , 17 , 24 


242 


4,7 


GIF 11.78 This 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


एस० के ० आश्री, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 18th July , 2007 
No. 9507 /258 /1 -C.- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed 
by the Government, at public expense, for a public purpose, namely , for construction of Ditch Drain along right 
side of JLN Feeder from RD 164543 to 165357, 177048 to 196726 , 196726 to 198211 and 198967 to 199880 
outfalling at RD 213000 Drain No. 8 in Village Maina, Baland and Dighal, Tehsil Rohtak and Beri and District 
Rohtak and Jhajjar. It is hereby notified that land in the locality described below is needed for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1. of 
1894 ), for information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises 
the officers of the Public Works Department, Irrigation Branch with their servants and workmen for the time 
being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required 
or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality , máy , within a 
period of thirty days of publication of this notification , in the Official Gazette , or two daily newspapers circulating 
in the locality of which atleast one shall be in the regional language or publicity in locality whichever is later file 
objection , if any, in writing before District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Irrigation Department, 
Rohtak and Jhajjar. 

Further, whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land is required for said work which is of 
very urgent importance within the meaning of clause (c ) of Sub - section (2 ) of the said Act and whereas the 
Governor of Haryana is of the opinion that the provision of Sub -section ( 2) of the said section are thus, applicable. 
It is hereby directed under Sub -section (4 ) of the said Section 17 of the said Act that provision of Section 5- A of 
the said Act shall not apply in regard of this acquisition . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition 
Collector, Rohtak and Jhajjar and Executive Engineer , Sampla Water Services Division , Rohtak . 


650 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 31 , 2007 (SRVN . 9, 1929 SAKA ) 


[ PART I 


Specifications 


District 


Tehsil 


Boundary 


Sr. 
No. 


Name of 
Village 

4 


Hadbast 
Number 


Area (in 
Acres) 

6 


1 


2 


3 . 


5 


7 


1 . 


Rohtak 


Rohtak 


Maina 


72 


2 . 


Rohtak 


Rohtak 


Baland 


106 


39 
54 


58 


A strip of land measuring 22881 ft. in the 
length and varying in width generally 

laying in the direction from North to South . 
0.41 9 17/2 , 18 , 19 , 20 , 21, 22 

8 25 
9.86 

8 25 
21 5 , 6 , 15 , 16 , 25 
22 

5 , 6 , 15 , 16 , 25 
37 5,6 , 244. (G.M.) 
36 22 

2 , 3 , 8 , 13 , 14 , 16 , 17 , 7 , 24 , 25 

5 , 22 
53 1 , 9 , 10 , 11, 12 , 18 , 19 , 22 , 23 

3 , 4 , 7 , 14 , 15 , 16 , 25/2 , 8 , 17 
59 21 
73 1 , 2 , 9, 12 , 13 , 18 , 19 , 23 , 24 , 10 
83 4 , 3, 6/1 , 6/2 , 7 , 11 , 15 , 16/1 
84 20, 21/1 , 21/2 , 22 
97 9 , 12 , 13 , 17 , 18/1 , 24 , 1 , 2 , 8 , 
114 4 , 5 , 6 , 15 
115 10 , 11, 19 , 20, 22 , 21 
126 2 , 3 , 8 , 13, 14 , 17 , 18 , 23 , 24 
145 4 , 6 , 7 , 14 , 16 , 25, 15 
154 5 , 6 , 15, 16 
153 10 , 11 , 20 , 21 
176 1 , 10 , 11 , 12 , 19 , 20 , 22 
183 2 , 9 , 12 , 13 , 18., 19 , 23 
206 3 , 7 , 8 , 13 , 14 , 17 , 24 , 18 
213 4 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 25, 17 
231 5 , 6 , 15 
232 

10 , 11 , 20 , 21 
234. 1 
1.51 

469, 470 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 , 

482 , 483 , 486 , 487 , 521 , 526 , 527 
161 10 , 11 , 19 , 22 
204 9/1 , 9/2 , 12 , 2 
205 8 , 13/1 , 13/2 , 17, 24 

242. 4,7 
11.78 Acres 


3 . 


Jhajjar 


Beri 


Dighal 


N 


5 


Total 


By order of the Governor of Haryana.. 


S.K. ASHRI, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Roltak . 


